निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 651 ) 


26 कार्तिक 1933 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

29 अगस्त 2011 
सं0 22 / नि०सि० ( सम ) - 2 - 14 / 2011 / 1095 — श्री श्रीकान्त सिंह, सहायक अभियन्ता, ( आई० डी० 
जे0 - 9034 ) अवर प्रमण्डल पदाधिकारी बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, नरहन, समस्तीपुर स्वेच्छापूर्वक अनाधिकृत रूप 
से अपने मुख्यालय ( कार्यस्थल) से दिनांक 1 जून 2011 से गायब है । जबकि बाढ़ अवधि में तटबंधों की सत्त 
चौकसी एवं निगरानी की आवश्यकता है । 

__ अतः श्री सिंह, सहायक अभियन्ता को उक्त अनुशासनहीनता, लापरवाही एवं स्वेच्छापूर्वक अनाधिकृत रूप से 
अनुपस्थिति इत्यादि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह , सहायक अभियन्ता का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल 
संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि मे श्री सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
4. विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 651- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


